शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2012-2015 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22- छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सत्ययवजयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 7 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 14 फरवरी 2014 - माघ 25, शक 1935 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमति आंचल झा पति श्री रंजीत कुमार झा, निवासी- जूनियर एम.आई.जी. 2/1013, 
सी.जी. हाऊसिंग बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं कु. संजू झा पिता स्व. श्री 
कृष्णकांत झा के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 22-1-2006 को श्री रंजीत 
कुमार झा के साथ हुआ है. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम श्रीमति आंचल झा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमति आंचल झा पति श्री रंजीत कुमार झा के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कु . संजू झा 

पिता - स्व . श्री कृष्णकांत झा 
निवासी - जूनियर एमआईजी. 2/1013, सी.जी. हाऊसिंग बोर्ड, 

औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई नगर जिला दुर्ग ( छ.ग. ) 


श्रीमति आंचल झा 

पति - श्री रंजीत कुमार झा 
निवासी - जूनियर एमआईजी. 2/1013, सी.जी. हाऊसिंग बोर्ड, 

औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई नगर जिला दुर्ग ( छ.ग. ) 


23 


24 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , योगेश्वर प्रसाद साहू आत्मज कुशाल राम, उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम बोरीगारका 
( बोरीडीह ) पो . पाउवारा, थाना उतई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूं. यह कि मैं किरन्दुल एन.एम.डी.सी. अस्पताल में वार्ड अटेन्डेन्ट के 
पद पर कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरी पत्नी का घरेलू नाम श्रीमती हेमपुष्पा साहू दर्ज हो गया है. मेरी पत्नी का वास्तविक नाम श्रीमती 
विजयता साहू है जो अंकसूची एवं मतदाता सूचीमें दर्ज है. मैं मेरे सर्विस रिकार्ड में अपनी पत्नी का सही नाम श्रीमती विजयता साहू दर्ज कराने के 
लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


. 


अतः अब मेरी पत्नी को श्रीमती विजयता साहू पति श्री योगेश्वर प्रसाद साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती हेमपुष्पा साहू 
निवासी- ग्राम बोरीगारका ( बोरीडीह ) 

पो . पाउवारा, थाना उतई, 
तह . व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) 


श्रीमती विजयता साहू 
निवासी - ग्राम बोरीगारका ( बोरीडीह ) 

पो . पाउवारा, थाना उतई , 
तह. व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमति सुचिता साहू पति श्री इन्द्रजीत साहू निवासी शंकर नगर, सेक्टर -3, शांतिकुंज, 
बिलासा ब्लड बैंक के बाजू, रायपुर ( छ.ग. ) की हूं. विवाह पूर्व मैं कु. चन्द्रप्रभा दानी पिता रामलाल दानी के नाम से जानी , पहचानी जाती थी. 
विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमति सुचिता साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमति सुचिता साहू पति श्री इन्द्रजीत साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कुमारी चन्द्रप्रभा दानी 

पिता - श्री रामलाल दानी 
निवासी - शंकर नगर, सेक्टर -3, शांतिकुंज 
बिलासा ब्लड बैंक के बाजू, रायपुर ( छ.ग. ) 


श्रीमति सुचिता साहू 

पति - श्री इन्द्रजीत साहू 
निवासी - शंकर नगर , सेक्टर -3, शांतिकुंज 
बिलासा ब्लड बैंक के बाजू, रायपुर ( छ.ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


25 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , शंकर सिंह नेताम पिता श्री जोहन लाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 3 ए, सड़क नं . 47 , 
सेक्टर 10, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग ( छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे 11 वीं की अंकसूची में मेरा नाम शंकर सिंह दर्ज है तथा मेरे सर्विस सर्टिफिकेट, 
ड्रायविंग लायसेन्स एवं राशन कार्ड में मेरा नाम शंकर सिंह नेताम दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम नेताम जोड़कर अपना नया नाम शंकर सिंह 
नेताम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे शंकर सिंह नेताम पिता जोहन लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


शंकर सिंह 

पिता - श्री जोहन लाल 
निवासी - क्वा. नं . 3 ए, सड़क नं . 47 , सेक्टर-10 

भिलाई , तह. व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) 


शंकर सिंह नेताम 

पिता - श्री जोहन लाल 
निवासी - क्वा . नं. 3 ए, सड़क नं . 47, सेक्टर -10 

भिलाई , तह. व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , उमाशंकर वर्मा ( Uma Shankar Verma ) पिता श्री ढेलूराम वर्मा ( Dhelu Ram 
Verma ) उम्र 52 वर्ष, निवासी ब्लाक नं . 6/ सी , सड़क नं. 15 , सेक्टर 5, भिलाई तह. व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूं. यह कि मेरे पैनकार्ड एवं 
ड्रायविंग लायसेंस तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम उमाशंकर वर्मा पिता ढेलूराम वर्मा दर्ज है तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र दसवीं की अंकसूची 
एवं अन्य प्रमाण पत्रों में मेरा नाम उमाशंकर पिता ढेलूराम दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम वर्मा जोड़कर अपना नया नाम उमाशंकर वर्मारख 
लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे उमाशंकर वर्मा पिता श्री ढेलूराम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


उमाशंकर 

पिता - श्री ढेलूराम 
निवासी - ब्लाक नं. 6/ सी, सड़क नं. 15, सेक्टर-5 

भिलाई , तह. व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) 


उमाशंकर वर्मा 

पिता - श्री ढेलूराम वर्मा 
निवासी - ब्लाक नं. 6/ सी , सड़क नं . 15 , सेक्टर -5 

भिलाई , तह . व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) 


26 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थायें, जांजगीर - चांपा ( छ.ग. ) 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 20 जनवरी 2014 


क्रमांक/ उपंजा./ परिसमापन/2014/138. - एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर - चांपा 
के आदेश क्र ./ उपजां/ परिसमापन/13/762 दिनांक 13-05-2013 द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित सहकारी समितियों को छ.ग. सहकारी समिति 
अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 70 के तहत परिसमापक 
नियुक्त किया गया है. उक्त संबंध में सूचित किया जाता है कि अधोलिखित समितियों से किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था को कोई लेना या देना हो 
तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मय साक्ष्य अपना आपत्ति/ दावा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा यह 
भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन किसी सदस्य, व्यक्ति या संस्था के पास इन समितियों की कोई भी चल या अचल संपत्ति या समिति का 
अभिलेख/ दस्तावेज हो तो उक्त अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षर को सौंप देवें . उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी सदस्य/ व्यक्ति या संस्था के पास 
इन संस्थाओं से संबंधित कोई संपत्ति, अभिलेख या दस्तावेज पाये जाते हैं , तो संबंधित पर विधान के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी . 
निर्धारित अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो समिति में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिसमापन की अंतिम कार्यवाही 
की जावेगी. 


अनुसूची 


क्र . 


समिति का नाम 


पं . क्र ./दिनांक 


1 . 


131/ 04-02-92 


2 . 


104/ 15-04-87 


3 . 


235 / 11-11-98 


4 . 


142/07-06-95 


5 . 


3585 / 19-04-95 


6 . 


123/ 05-10-91 


मछुवा सह. समिति मर्या. लोहर्सी 
मछुवा सह. समिति मर्या. डोंगाकहरौद 
जय चण्डी मछुवा सह. समिति मर्या. डिगोरा 
शारदा महिला उप. भंडार जांजगीर 
प्रगति प्राथ . उप. भंडार नैला 
आदर्श प्राथ. उप . भंडार नैला 
श्री नंद कोसा उन सह. समिति खोखरा 
जयभवानी उत्खनन काम . सह. समिति सरखों 
ईंट खपरा उद्योग सह. समिति जांजगीर 
मां काली बीज उत्पादक समिति जांजगीर 
नव युवक मछुवा सह. समिति मर्या. जांजगीर 
ईंधन पूर्ति सह. समिति मर्या. जांजगीर 


7 . 


2431 / 25-02-59 


8 . 


219 / 07-04-97 


9 . 


260 / 15-12-00 


10 . 


255/ 17-10-00 


11. 


55 / 06-09-75 


12. 


281/ 13-04-02 


जी . आर. भतरा , 
परिसमापक एवं सह. विस्तार अधि . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2014. 


